400 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 12 , 1994 (ASAR . 21, 1916 SAKA ) 


[PART 1 


1 . 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


. The 4th July, 1994 


No. 1/1/ 16-41B - II - 82.- In exercise of the powers oonferred by sub - section (1) of section (4) of 
the Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955, the Governor of Haryana is pleased to extend 
the tenure of appointment of Shri Dhayam Pal Singh, v & P.O. Sarsana, district Hisar as Chair 
man of the Haryana Khadi and Village Industries Board up to 31st July, 1995 . 

2. The terms and conditions will be the same as issued - vide Government Notification 
No. 111/16:41B -!!- 62, dated the 30th July, 1992: 171h September, 1992 and 12th Augi:st, 1993. 

R. S. MALIK, 
Commissioner and Secretary to Government , Haryana , 

Industries Department. 


ELECTIONS DEPARTMENT 


The 5th July, 1994 


No. Elec- 94 / 1AA - 3473.- The Governor of Haryana is pleased ot appoint Shrimati Neelam 
Pradeep Kasni,.HCS Deputy Controller, Civil Defence, Ambala as District Electoral Officer, Ambala in 
additon to her own duties with effect from. 2nd June 1994 ( E.N.). 


CHANDER SINGH , 


Secretary to Government, Haryana , 

Elections Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध 

जागीर 


दिनांक 28 जून, 1994 


क्रमांक 2873- ज - 2-94/ 13816.-- श्री बहादुर सिंह, पुत्र श्री लाभ सिंह निवासी गांव हवेली , तहसील जगाधरी , 
जिला यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) (1 ए) तथा 3 ( ए ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3094- ज-: - 75/1142, दिनांक. 11 जनवरी, 1976 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789-5. -1-79/ 44040, दिनांक 30 अवतबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजर की गई थी । 


. 


2. अब श्री बहादुर सिंह की दिनांक 11 अक्तुबर , 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए. इस जागीर को श्री बहादुर सिंह की विधवा श्रीमती किरपाल कौर के नाम खरीफ 
1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

दिनांक 4 जुलाई 1994 
क्रमांक 2691 - ज - 2-94/ 1430 4.-- श्री जय सिंह, पुत्र श्री मौजी राम, निवासी मैसवान खुर्द, तहसील गोहाना, 
जिला सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 3159- ज - 11-75/ 2406, दिनांक 23 जनवरी, 1976 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-1-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपय से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री जय सिंह की दिनांक 17 नवम्बर, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री जय सिंह की विधवा श्रीमती हरकोर देवी 
के नाम खरीफ , 1994 से 1,000 रुपये वाषिका की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


